P - 33004 / 99 


REGD . NO . D. L - 3300499 


समानाका 


भारतराजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PARTI - Section3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2004 / आषाढ़, 25, 1926 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 16 , 2004/ASADHA 25 , 1926 


सं. 633] 


No 633 ] 


कोयला और खान मंत्रालय 
( कोयल विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2004 
का . आ . 822( अ ) - केन्द्रीय सरकार, कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1973 ( 1973 का 26 ) की धारा 3 की उपधारा (3 ) के 
खंड ( क ) के उपखंड (iii ) की मद ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बादम ब्लाक की कोयला खान से तेनुघाट एमटा कोल माइनिंग 
लिमिटेड द्वारा अनन्य आधार पर तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को उसके पावर प्लांट में ऊष्मीय शक्ति के उत्पादन के लिए, इस शर्त के अधीन रहते 
हुए कि मैसर्स तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, तेनुघाट एमटा कोल माइनिंग लिमिटेड की मताधिकारी इक्विटी अंश पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत 
धारण करती हो , कोयले के प्रदाय को अंतिम उपयोग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । . 

[ फा. सं. 13016/11/ 2004 - सी .ए. ] 

ए. पी. वी . एन. शर्मा, संयुक्त सचिव 
· MINISTRY OF COAL AND MINES 

(Department of Coal) 

NOTIFICATION 

New Delhi ,the 16th July, 2004 . . 
S . O . 822 (E ). - In exercise of the powers conferred by item (4 ) of sub - clause (iii) of clause (a ) of Sub - section (3 ) 
of Section 3 of CoalMines (Nationalisation ) Act, 1973 (26 of 1973 ) the Central Government hereby specifies as an end use 
the supply ofCoal from the CoalMine of Badam Block by the Temighat EMTA CoalMines Limited on an exclusive basis 
to the Tenughat Vidyut Nigam Limited for generation of thermal power in its power plants subject to the condition that . 
M /s. Tenughat Vidyut Nigam Limited holds at least 26 per cent voting equity share capital of the Tenughat EMTA Coal 
Mines Limited . 


[ E. No . 13016/ 11/ 2004-CA] 
A. P.V. N. SARMA, It. Secy . 


2196 GI/ 2004 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 


